रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 27 , 2017 / चैत्र 6 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY , MARCH 27 , 2017 /CHAITRA 6 , 1939 


सं . 865 ] 
No. 865 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

__ ( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 27 मार्च, 2017 

सं . 43 / 2015 - 20 
विषयः खाद्य तेल की निर्यात नीति में संशोधन । 

का . आ . 968 ( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2015 - 20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित , यथासंशोधित, विदेश व्यापार 
( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की सं. 22 ) की धारा3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतदद्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी ( एच एस )वर्गीकरण की अनुसूची 2 की क्रम सं . 92 से संबंधित दिनांक 06.02. 2015 
की अधिसूचना सं . 108 ( आरई - 2013) / 2009 - 14 और दिनांक 06.8.2015 की अधिसूचना सं . 17 / 2015 - 20 के साथ पठित 
दिनांक 18.06. 2013 की अधिसूचना सं . 22 ( आरई - 2013 ) / 2009 - 14 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है । 
2. खाद्य तेल के निर्यात पर प्रारंभ में दिनांक 17.3.2008 की अधिसूचना सं. 85 द्वारा 17.03. 2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए 
रोक लगाई गई थी जिसे समय - समय पर बढ़ाया गया था । दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं . 24 ( आरई 
2012) / 2009- 14 के द्वारा खाद्य तेल के निर्यात पर रोक अगले आदेशों तक बढ़ा दी गई है । 
3. खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है : 
( क ) अरंडी का तेल 

सभी ईडी आई पत्तनों और भारत - नेपाल , भारत - बांग्लादेश , भारत - भूटान तथा भारत - पाकिस्तान सीमाओं पर स्थित सभी 
भू - सीमा शुल्क कार्यालयों (एलसीएस) के माध्यम सेना रियल का तेल । 
निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य माल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को डीटीए से खाद्य तेलो 
( इनपुट कच्चे माल के रूप में ) के मान्य निर्यात । 


लागू मूल्य संवर्धन मानकों के अधीन संसाधित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एसईजेड यूनिट द्वारा खपत किए जाने 
हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों ( एसईजेड ) को घरेलू शुल्क क्षेत्र ( डीटीए ) से खाद्य तेल प्रदान करना । 


1721 GI/2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii ) ] 


आईटीसी ( एचएस ) कोड 15159010, 15159020 , 15159030, 15159040, 15179010 और 15219020 के तहत लघुवन्य 
उत्पादों से उत्पादित खाद्य तेल । 
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एपीडा ) द्वारा आर्गेनिक के रूप में पंजीकृत और प्रमाणित 

किए जा रहे निर्यात संविदा के अधीन आर्गेनिक खाद्य तेल । 
( छ) थोक में राइसब्रान ऑयल चाहे पैक साइज कोई भी हो । 
( ज) थोक में मूंगफलीतेल , तिल का तेल, सोयाबीन तेल और मक्के ( कान) का तेल, चाहे पैक साइज कोई भी हो । 
4. 900 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक 

में खाद्य तेल का निर्यात अनुमत है । 
इस अधिसूचना का प्रभावः 
थोक में मूंगफली तेल, तिल के तेल, सोयाबीन तेल और मक्के ( कॉर्न) के तेल, चाहे पैक साइज जो भी हो , के निर्यात को 
खाद्य तेलों के निर्यात पर लगी रोक से छूट प्रदान की गई है । 

[ फा . सं. 01 / 91 / 180 / 774 / एएम10 /निर्यात प्रकोष्ठ( पार्ट )] 

ए. के . भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


[DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE] 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th March, 2017 


No . 43/ 2015 - 20 


Subject: 


Amendment in export policy of edible oils . 


S . O . 968 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & 
Regulation) Act , 1992 ( No .22 of 1992 ), as amended, read with Para 1 . 02 and 2. 01 of the Foreign Trade Policy ( FTP), 
2015 - 20 , the Central Government hereby amends, with immediate effect, Notification No 22 (RE - 2013) /2009 - 14 dated 
18. 06. 2013 read with Notification No 108( RE- 2013 )/ 2009-14 dated 06. 02. 2015 and Notification No . 17/ 2015 - 20 dated 
06 .08 . 2015relating to Sl. No . 92 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items. 


2 . Export of edible oils was initially prohibited for a period of one year with effect from 17 .03 .2008 vide 
Notification No. 85 dated 17 .03.2008 which was extended from time to time. Vide Notification No . 24 (RE - 2012)/ 2009 
14 dated 19th October 2012 , prohibition on export of edible oil has been extended till further orders. 


3 . 


The following exemptions are permitted from the prohibition on export of edible oils: 


(a ) Castor oil 


(b ) Coconut oil from all EDI Ports and through all Land Custom Stations (LCS) on Indo -Nepal, Indo -Bangladesh , 

Indo - Bhutan and Indo -Pakistan borders. 


( c ) Deemed export of edible oils ( as input raw material) from DTA to 100 % EOUs for production of non- edible 

goods to be exported 


(d ) Edible oils from Domestic Tariff Area (DTA ) to Special Economic Zones (SEZs) to be consumed by SEZ units 

for manufacture of processed food products, subject to applicable value addition norms 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(e ) Edible oils produced out of minor forest produce , ITC (HS) Code 15159010 , 15159020 , 15159030 , 15159040 , 

15179010 and 15219020 . 


( f) Organic edible oils subject to export contracts being registered and certified as ‘Organic by Agricultural & 

Processed Food Products Export Development Authority (APEDA ). 


(g ) Rice Bran oilin bulk , irrespective of any pack size 


(h ) Groundnut oil, Sesame oil, Soyabean oil and Maize (Corn ) oil in bulk , irrespective of any pack size. 
4 . Export of edible oils in branded consumer packs of upto 5 Kgs is permitted with a Minimum Export Price (MEP ) 
ofUSD 900 per MT. 


5 . 


Effect of this notification : 


Export of Groundnut oil, Sesame oil , Soyabean oil and Maize (Corn ) oil in bulk , irrespective of any pack size , has 
beenexempted from the prohibition on export of edible oils. 


[ F . No. 01 /91/ 180 /774 /AM10 /Export Cell (Pt.) ] 


A . K . BHALLA , Director General of Foreign Trade 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

Digitally signed 
ALOK 

by ALOK KUMAR 

Date : 2017 . 03 .29 
KUMAR 

09:50 :52 + 05 30 


